निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1020 ) पटना, वृहस्पतिवार , 2 नवम्बर 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

18 अक्तूबर 2017 
नि प्रा०/ विधि० 1 - 51 / 2017 - 1033 — समादेश याचिका संख्या 7454/ 2017 मैनाटांड प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग 
समिति एवं अन्य - बनाम - राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16. 10 .2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश 
से दिनांक 29.06. 2017 को मैनाटांड मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतगणना एवं चुनाव परिणाम पर स्थगनादेश को वापस ले 
लिये जाने के फलस्वरूप उक्त समिति की मतगणना की तिथि दिनांक 31.10.2017 निर्धारित की जाती है । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1020 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


